निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 वैशाख 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 395 ) पटना , वृहस्पतिवार , 19 मई 2016 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

17 मई 2016 
सं0 5 न0वि0 / निर्वा- 01 / 16 - 3146 — नगर परिषद , बिहट का कार्यकाल दिनांक 05.06. 2016 को समाप्त हो 
रहा है ; 

और चूँकि वैधानिक प्रावधानों के अधीन उस नगरपालिका के लिए चुनाव कराना आवश्यक हो गया है , 

अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 ( अधिनियम संख्या - 11 , 2007 ) की धारा - 441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये बिहार राज्य के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की अनुशंसा पर एतद् द्वारा नगर 
परिषद, बिहट के पार्षदों के निर्वाचन के लिये मतदान हेतु 14.06. 2016 की तिथि नियत करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं 
कि मतदातागण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार पार्षदों को निर्वाचित करें । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

चैतन्य प्रसाद, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण) 395 - 571 + 25 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


